PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., OCT . 15 , 2002 ( ASVN. 23, 1924 SAKA) 


815 


FORESTS DEPARTMENT 


The 27th September , 2002 
No. 5473- Ft.- 4-2002/19069. - The Govermor of Haryana is pleased to extend the term of State Wild Life 
Advisory Board constituted vide notification No.6707 -Ft.-4.99 /21404, dated 29th November, 1999 and notification 
No. 4042 -Ft.-4-2000 / 15082 , dated 5th September, 2000 for another period of one year i.e. upto 4th September, 2003 . 
The terms and conditions will be the same. 


.. 


Chandigarh : 
The 16th September, 2002 . 


SANJAY KOTHARI, 
Commissioner and Secretary to Government Haryana , 

Forests Department. 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 1st October, 2002 
No. 3/ 18 /2001-11W .-- In partialmodification to the notification No. 3/18/2001/1-1IW , dated August 29, 2001 
issued for constitution of the State Water Resources Council. 
2. The Goveror ofHaryana is pleased to add the following member in the State Water Resources Council : 

Deputy Chairman, 
State Planning Board , 
Haryana Government, 

Chandigarh. 
The termsand conditions would remain the same as in the original notification . 


Chandigarh : 
The 20th September, 2002 . 


N. BALA BASKAR, 
Commissioner and Secretary to Government Haryana , 

Irrigation Department. 


राजस्व विभाग 


b 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 30 सितम्बर , 2002 


। 


क्रमांक 2237 - ज -2-2002 / 19131. - श्री पतराम पुत्र श्री डालू राम निवासी गांव धानसू , तहसील व जिला हिसार , को पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम 1948 की धारा 2(ए) ( ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 11-ज -2-89 / 6169, दिनांक 7 मार्च,1989 
द्वारा 300 / -रु 0 और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944 - ज-2-93/ 15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/ - रुपये वार्षिक की दर से जागीर 
मंजूर की गई थी । 

2. श्री पतराम की दिनांक 25 सितम्बर, 1992 को मृत्यु हो चुकी है जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री पतराम की पत्नी श्रीमती नोजा देवी के नाम रबी 93 से 1000 / -रु 0 तथा संशोधित दर अनुसार रबी 2002 से 
5000 / -रु0 वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


क्रमांक 2225- ज-2-2002 /19136. - श्री चुन्नी लाल पुत्र श्री सरदारा निवासी गांव उसमापुर, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ , को पूर्वी पंजाब 
युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) ( ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1359 -ज -1-79 / 37275, दिनांक 
14 सितम्बर, 1979 द्वारा 150/ -रु 0 वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज -1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 
300/ - रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944 -ज -2-93 /15918 , दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/ -रुपये वार्षिक की दर से जागीर 
मंजूर की गई थी । 


816 


HARYANA GOVT. GAZ ., OCT. 15 , 2002 ( ASVN. 23, 1924 SAKA) 


[ PART I 


. 


2. अब श्री चुन्नी लाल की दिनांक 29 अप्रैल, 2002 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम ( जैसा 

से हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग । 
करते 

हुए इस जागीर को श्री चुन्नी लाल की पत्नी श्रीमती चन्द्रावली के नाम रबी 2002 से संशोधित दर से 5000/ -रु0 वार्षिक की दर से सनद 
में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


क्रमांक 2209- ज - 2-2002/ 19140.--- श्री परमानन्द पुत्र श्री तुही राम निवासी गांव दुबलधन, तहसील झज्जर अब बेरी, जिला रोहतक 
अब झज्जर, की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए) ( ए) तथा 3(1ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
2680 - आर-4-67 / 1976, दिनांक 16 जून , 1967 द्वारा 100 /-रु0 वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041 - आर-171-70 /29505 , 
दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज -2-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 
द्वारा 300 / -रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944- ज- 2-93/ 15918 , दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/ - वार्षिक रुपये की दर से 
जागीर मंजूर की गई थी । 

2. अब श्री परमानन्द की दिनांक 14 फरवरी, 2002 को मृत्यु हो चुकी है जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त 
अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री परमानन्द की पत्नी श्रीमती चिडिया के नाम रबी 2002 से 5000/ -रु 0 वार्षिक की संशोधित दर 
से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


क्रमांक 2199 - ज- 2-2002 /19144. - श्री नत्था सिंह पुत्र श्री सावन सिंह निवासी गांव मुसिम्बल ; तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर को 
पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) ( ए) तथा (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1263- ज-1-67/ 37955, 
दिनांक 19 सितम्बर ,1979 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज -1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 
300 /-रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944 -ज -2-93 /25918 , दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/ -रुपये वार्षिक की दर से जागीर 
मंजूर की गई थी । 

2. श्री नत्था सिंह की दिनांक 17 जून , 2002 को मृत्यु हो चुकी है जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री नत्था सिंह की पत्नी श्रीमती अवतार कौर के नाम खरीफ 2002 से 5000/ -रु 0 वार्षिक की संशोधित दर से 
सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


( हस्ता.). . .. 
अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


न 


IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 


The 20th September, 2002 
No. 11331/11L. - Whereas, it appears to the Govemor of Haryana that land specified below is needed by the 
Government at the public expenses , for a public purpose , namely, for land proposed to be acquired for extension 
Rajpura minor from RD 16000-30000 tail off taking at RD 32000-R Gujrani Minor in village Tigrana, Prem Nagar , 
Bapora in Tehsil Bhiwani and village Sui in Tehsil Bawani Khera, District Bhiwani. 

It is hereby notified that land in the locality described below is required for the above purpose . 

This notification is made under the provision of Section 4 of Land Acquisition Act, 1894 for information of all 
to whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana hereby authorises the 
Officers of Irrigation Branch with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking to enter 
upon and survey any land in the locality and to do all other Acts required or permitted by that section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within a period 
of thirty days of publication of this notification files objection in writing before the Land Acquisition Collector-cum 
District Revenue Officer Namnaul/Bhiwani. 


PART I )* 


HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 15 , 2002 (ASVN . 23 , 1924 SAKA ) 


817 


Plan of the landmay be inspected in the office of the Land Acquisition Collector-cum - District Revenue Officer, 
Bhiwani and Executive Engineer, Siwani Water Services Division , Bhiwani. 

Specifications 


District 


Tehsil 


St. 
No. 


Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


Boundary 


. 


2 


3 


4 


5 


-6 


7 


1. 


Bhiwani 


Bhiwani 


Tigrana 


15 


3.24 


185 


189 


2 . 


Bhiwani 


9 


Bhiwani 
Bhiwani 


Prem Nagar 
Bapora 


1.62 
0.68 


3 . 


Bhiwani 


24 


1 


.. 


-4 . 


Bhiwani 


Bawani 
Khera, 


Sui 


46 


7.59 


A strip of land measuring 14000 in length 
& varying in width passing through , 
Khasra no . as below : 

19 , 20 , 21, 22 
188 2,3 , 8 , 9 , 13 , 14 , 16 , 17, 24 , 25 

21 
224 1 , 9, 10 , 11, 12 , 18 , 19, 22, 23 , 24 
225 5 
228 3,4,7 , 8 , 14 , 15 , 16 , 17, 25 
Kisat No.627 , 628,632 ,633, 631, 634 
6 21 
7 1 
5 21, 22 , 23 , 24 , 25 
8 1 , 2 , 3, 4 , 5 
100 21 , 22 , 23 , 24 , 25 
99 21 
129 1,2,3,4,5 
101 21, 22 , 23 , 24 , 25 
128 1, 2 , 3 , 4 , 5 
102 21 , 22, 23 , 24 , 25 
127 1, 2 , 3 , 4 , 5 
103 21, 22 , 23 , 24 , 25 
126 1, 2 , 3 , 4 , 5 
104 21, 22 , 23 , 24 , 25 
125 1, 2 , 3 , 4 , 5 
105 21, 22 , 23 , 24 , 25 
124 1,2,3,4,5 
106 21, 22, 23 , 24 , 25 
123 1,2,3,4,5 
107 24 , 25 
122 4,5 
And generally laying in the direction 
West to East as per demarcation at site 
and as shown in the index plan . 


Byorder of Governor of Haryana . 


1.77 


R. N. SHARMA, 

Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle, Bhiwani. 


